शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 -2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते | 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 178 ] 


रायपुर , मंगलवार, दिनांक 7 मई 2019 - वैशाख 17, शक 1941 


- 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 7 मई 2019 


क्रमांक 4706 / डी . 93/ 21 - अ / प्रारू./ छ. ग./19. - छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-03- 2019 को 
राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मनीष कुमार ठाकुर , अतिरिक्त सचिव . 


355 


356 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 मई 2019 


छत्तीसगढ़ अधिनियम 
( क्रमांक 6 सन् 2019) 


छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम ( संशोधन ) अधिनियम, 2019 


छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क्र . 23 सन् 1956 ) को और संशोधित करने 
हेतु अधिनियम . 


भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्षमें छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूपमें यह अधिनियमित हो : 


मण्ड 


ला 


संक्षिप्त नाम , विस्तार 
तथा प्रारंभ . 


1. 


(1 ) 


यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम ( संशोधन ) अधिनियम, 2019 कहलायेगा. 


2 ) 


इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा . 


( 3) 


यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा. 


का 


धारा 9 का संशोधन . 


2 . 


छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क्र. 23 सन् 1956) की धारा 9 की उप- धारा (1) में, खण्ड ( ग) 
में , प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत :स्थापित किया जाये, अर्थात् : 


" परंतु यह और कि यदि नगर पालिक निगम के आम चुनाव में , कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नहीं चुना जाता 
हो, तो राज्य शासन , ऐसी नगर पालिक निगम में , जैसा भी समुचित हो , एक दिव्यांग व्यक्तिको नामनिर्दिष्ट करेगा और 
इस प्रकार नामनिर्दिष्ट दिव्यांग सदस्य, इस खण्ड के अधीन मनोनीत सामान्य सदस्यों के अतिरिक्त होगा. 


स्पष्टीकरण : इस परंतुक के प्रयोजन के लिये दिव्यांग व्यक्ति से अभिप्राय होगा, किसी शासकीय चिकित्सक द्वारा 
सम्यक् रूप से यथा प्रमाणित व्यक्ति, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016 ) की 
अनुसूची में सम्मिलित एक या अनेक दिव्यांगता हो , सिवाय सरल क्रमांक 2 ( बौद्धिक दिव्यांगता ) और 3 ( मानसिक 
व्यवहार ) में उल्लिखित दिव्यांगता के: " 


अटल नगर, दिनांक 7 मई 2019 


क्रमांक 4706 / डी . 93 / 21 - अ / प्रारू ./ छ. ग./ 19. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक 
अधिसूचना दिनांक 7 - 5 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मनीष कुमार ठाकुर , अतिरिक्त सचिव. 


MITTE 27543 , fanito 7 HE 2019 


356 ( 1 ) 


CHHATTISGARH ACT 

(No. 6 of 2019 ) 


CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT ) ACT, 2019 


An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 
(No. 23 of 1956 ). 


Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the 
Republic of India , as follows : 


Corporation 


This Act may be called the Chhattisgarh Municipal 
( Amendment) Act, 2019 . 


Short title , extent 
and 
commencement. 


(2) 


It extends to the whole State of Chhattisgarh . 


(3) 


It shall come into force from the date of its publication in the OfficialGazette . 


to 


In sub -section ( 1) of Section 9 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 
(No . 23 of 1956 ) , in clause (c), after first proviso , the following shall be inserted , 
namely : 


Amendment 
Section 9 . 


“ Provided further that if in the general election to the Municipal Corporation , 
no person with disability has been elected, then the State Government shall nominate 
to such Municipal Corporation , as the case may warrant, a person with disability, and 
the members with disability so nominated shall be in addition to the generalmembers 
nominated under this clause . 


Explanation : Person with disability for the purpose of this proviso shallmean a person , 
as duly certified by a Government doctor, to have one or more of the disabilities 
included in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016 
( No. 49 of 2016 ) except for disabilities mentioned therein against serial numbers 2 
(Intellectual disability ) and 3 (MentalBehaviour ):” 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 


